निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 121 ) 


22 माघ 1931 ( श ) 
पटना, वृहस्पतिवार , 11 फरवरी 2010 


बिहार विधान परिषद्, सचिवालय 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


अधिसूचना 

5 मार्च 2009 
सं .--वि .प. अ.प्र.-164/ 08- 598(1)/ वि.प . — बिहार विधान परिषद् के 159वां सत्र में श्री राजवंशी सिंह , सदस्य बिहार विधान 
परिषद् के सन- बायो मैनुफैक्चरिंग लिमिटेड ( जूट मिल), कटिहार में कारखाना अधिनियम लागू करने, मजदूरों को मौलिक सुविधाएं उपलब्ध 
कराने एवं प्राइवेट एजेंसी से मिल को वापस लेने से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना पर दिनांक 28 जुलाई 2008 को हुए सरकार के वक्तव्य 


के उपरांत कतिपय माननीय सदस्यों के पूरक प्रश्नों के उत्तर से सदन के संतुष्ट नहीं होने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत माननीय सभापति , 


बिहार विधान परिषद् ने बिहार विधान परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 65 एवं तत्संबंधी अन्य उपबंधों का प्रयोग 


करते हुए मेसर्स सन - बायो मैनुफैक्चरिंग लिमिटेड, कटिहार को उद्योग विभाग द्वारा जूट मिल की की गई निलामी, कारखाना अधिनियम तथा 
श्रम कानून के लागू नहीं होने तथा मजदूरों के हितों की हो रही अनदेखी की जांच एवं समीक्षा कर अनुशंसाएं करने के उद्देश्य से सदन के 


निम्नांकित सदस्यों की एक विशेष जांच समिति गठित करते हुए यह निदेश देने की कृपा की है कि समिति तीन माह के भीतर अपना प्रतिवेदन 


देगी । 


1 . 


श्री मुन्ना सिंह उर्फ रंजन कुमार सिंह 


अध्यक्ष 


2 . 


श्री दिलीप कुमार यादव 


सदस्य 


श्री संजय कुमार झा 


सदस्य 


4 . 


श्री रामचन्द्र प्रसाद 


सदस्य 


बिहार गजट ( असाधारण ), 11 फरवरी 2010 


5 . 


श्री हीरा प्रसाद बिन्द 


सदस्य 


सभापति, बिहार विधान परिषद् के आदेश से , 


मुंगेश्वर साहु. 


सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 121- 571 + 100- डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic . in 


